रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 28221 
No. 2822 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


है ; 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. डी . एल . अ . 01072022-236947 
CG - DL - E - 01072022-236947 


4366 GI / 2022 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 जून , 2022 

का.आ. 2965 ( अ ) .– केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1583 ( अ ) , दिनांक 4 अप्रैल 2022 जो भारत के राजपत्र 
सं . 1522 दिनांक 4 अप्रैल , 2022 , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा तमिलनाडु 
राज्य के मदुरै जिले में एनएच 49 एक्सटेंशन ( नया नंबर एनएच 85 ) के कि.मी. 5/10 पर कोचदै जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर 
का निर्माण तक के भूखण्ड के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 30 , 2022 / आषाढ़ 9 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , JUNE 30 , 2022 / ASHADHA 9 , 1944 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन दिनांक 13 अप्रैल 2022 
को " द ट्रिनिटी मिरर " और " दिनमणि " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में एनएच 49 एक्सटेंशन ( नया नंबर एनएच 85 ) के कि.मी. 5/10 पर कोचदै जंक्शन पर 
ग्रेड सेपरेटर का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


राज्य का नाम : तमिलनाडु 

जिले का नाम : मदुरै 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


1 


12 


3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


1 


2 


7 


तालुक का नाम : मदुरै वेस्ट 

गांव का नाम : कोचदै 

| XXV / B9 / 107 निजी 


| XXV / B9 / 109 / 3 निजी 


| XXV / B9 / 114 निजी 


4 XXV / B9 / 126 निजी 


15 | XXV / B9 / 127 निजी 


6 XXV / B9 / 128 निजी 


[ XXV / B9 / 133 निजी 


3 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


4 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


5 


0.00195 


0.00445 


0.00355 


0.00125 


0.0013 


0.0038 


0.00415 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


बाला सुब्रह्मण्यम पुत्र मुथुरामलिंगम 
( XXV / बी 9 / 107 ) 


नयोमी पत्नी जोसेफ ( 1 ) बाबू पुत्र 

| नयोमी ( 2 ) थॉमस पुत्र नयोमी ( 3 ) 

पौलराज पुत्र नयोमी ( 4 ) जार्ज टिटो 
| नयोमी ( 5 ) 

( XXV / बी 9 / 109 / 3 ) 


कुमारसामी पुत्र संकरण ( 1 ) सोर्नलता 
पत्नी कुमारसामी ( 2 ) 

( XXV / बी 9 / 114 ) 


मीना पत्नी दुरईपांडियन 
( XXV / बी 9 / 126 ) 


पुत्र 


मेहरुन्निशा पत्नी अब्दुलरशीद 

( XXV / बी 9 / 127 ) 


ऊर्मिला पत्नी भुवनेश ( 1 ) बूर्णिमा पत्नी 

| शिवप्रसाद ( 2 ) 

[ ( XXV / बी 9 / 128 ) 


ऊर्मिला पत्नी भुवनेश ( 1 ) बूर्णिमा पत्नी 

शिवप्रसाद ( 2 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


8 XXV / B9 / 164 निजी 


9 | XXV / B9 / 175 / 1 निजी 


10 [ XXV / B9 / 175 / 2 निजी 


11 | XXV / B9 / 175 / 3 निजी 


12 


13 XXV / B9 / 177 निजी 


14 XXV / B9 / 188 निजी 

गांव का नाम : कोक्कुलप्पी 

| XXIII / B2 / 81 निजी 


15 


16 


XXV / B9 / 176 निजी 


17 


18 


XXIII / B2 / 82 निजी 


| XXIII / B2 / 83 निजी 


| XXIII / B2 / 84 निजी 


19 XXIII / B2 / 87 निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


0.0132 


0.0004 


0.001 


0.0011 


0.00525 


0.0013 


0.0058 


0.00425 


0.0033 


0.00375 


0.00245 


0.0112 


( XXV / बी 9 / 133 ) 

कॉर्पोरेशन कमिश्नर मदुरै 
( XXV / बी 9 / 164 ) 


मार्करेट अम्माल पत्नी सन्तानम् 
( XXV / बी 9 / 175 / 1 ) 


कार्तिकादेवी पत्नी शिवप्रकाश 

( XXV / बी 9 / 175 / 2 ) 

मार्करेट अम्माल पत्नी सन्तानम् 

( XXV / बी 9 / 175 / 3 ) 


राजेन्द्रण पुत्र पांडीदेवर ( 1 ) इरुलैण्डी पुत्र 

पांडीदेवर ( 2 ) 

( XXV / बी 9 / 176 ) 


बुपतिअम्मल पत्नी बालसुब्रमण्यम 
( XXV / बी 9 / 177 ) 


जयबलन पुत्र सुब्रह्मण्यनाडार 
( XXV / बी 9 / 188 ) 


नागपुपिल्लै पुत्र नागलिंगमपिल्लर 
( XXIII / बी 2 / 81 ) 


बालसुब्रमण्यन पुत्र बोडिकोडर 
| ( XXIII / बी 2 / 82 ) 


3 


ऍस् . विनोद कुमार पुत्र शिवाजीनारायण 
पटेल ( 1 ) ऍस् . गंगाराम पुत्र 

शिवाजीनारायण पटेल ( 2 ) ऍस् . बावन 

पुत्र शिवाजीनारायण पटेल ( 3 ) 

ऍस् . महेन्द्रण पुत्र शिवाजीनारायण 
पटेल ( 4 ) 

( XXIII / बी 2 / 83 ) 


मदम राजुराम पुत्र दुरैराज 
( XXIII / बी 2 / 84 ) 


अरुलमिगू श्रीमीनचिसुंदरेश्वर परंपराय 
ट्रस्टी हेयरस के.शंकर 

( XXIII / बी 2 / 87 ) 


4 


20 


22 


21 | XXIII / B2 / 124 निजी 


23 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


25 


गांव का नाम : पोनमेनि 

XXIII / B2 / 122 निजी 


27 


XXIII / B2 / 125 निजी 


24 XXIII / B2 / 127 निजी 


XXIII / B2 / 126 निजी 


XXIII / B2 / 129 निजी 


26 | XXIII / B2 / 130 / 2 निजी 


| XXII / B2 / 131 निजी 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


| मनाई 


| मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


कुल 


0.00525 


0.0095 


0.0113 


0.0043 


0.01 


0.0078 


0.005 


0.019 


0.1456 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


दुरईपांडी पुत्र वेलायुधम सर्वाई 
( XXIII / बी 2 / 122 ) 


दुरईपांडी पुत्र वेलायुधम सर्वाई 
( XXIII / बी 2 / 124 ) 


बस्करण पुत्र वेलायुधम सर्वाई 
( XXIII / बी 2 / 125 ) 


तिरुमूर्ति ( 1 ) दुरईपांडी ( 2 ) 
( XXIII / बी 2 / 126 ) 


के.ऍम्.ऍस्.ऍल्.यथेन्द्रन ( 1 ) 
के.ऍल्.वी. शशिधरन ( 2 ) 

के.ऍम्.ऍस् . रसेलप्रेमनाथ ( 3 ) 

अमित्रारतीश ( 4 ) केऍल्वाइ 

मुरलीधार ( 5 ) 
( XXIII / बी 2 / 127 ) 


रामैया नारायणन मेमोरियल 
( XXIII / बी 2 / 129 ) 

शांति पत्नी नानवेल 

( XXIII / बी 2 / 130 / 2 ) 


विजयकुमार पुत्र ऍन् बालकृष्णन रामैया 
नारायणन मेमोरियल 
( XXIII / बी 2 / 131 ) 


[ फा . सं . RO / CHENNAI / MORTH / 12014 / 12 / 2020-21 / 3D ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 30th June , 2022 

S.O. 2965 ( E ) . – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 1583 ( E ) Dated 4th April 2022 , published in the Gazette of India No. 1522 Dated 4th April 2022 , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway 
Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to 
acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification , for Construction of Grade Separator at 
Kochadai Junction at Km . 5/10 of NH 49 Extn . ( New No. NH 85 ) in the district of MADURAI in the state of 

TAMILNADU 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Trinity Mirror " and 
“ Dhinamani ” both dated 13th April 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


[ HTTII U 3 ( ii ) ] 

5 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for Construction of Grade 
Separator at Kochadai Junction at Km . 5/10 of NH 49 Extn . ( New No. NH 85 ) in the district of MADURAI in 
the state of TAMIL NADU . 


State : TAMIL NADU 


SI . 

No. 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


Survey Number || Type of Land 


2 


12 


Taluk : MADURAI WEST 

Village : Kochadai 


XXV / B9 / 107 Private 


XXV / B9 / 109 / 3 Private 


XXV / B9 / 114 


XXV / B9 / 126 Private 


XXV / B9 / 127 


XXV / B9 / 133 


Private 


XXV / B9 / 128 Private 


XXV / B9 / 164 


Private 


Private 


XXV / B9 / 176 


Private 


XXV / B9 / 175 / 1 Private 


10 XXV / B9 / 175 / 2 Private 


11 | XXV / B9 / 175 / 3 Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


Private 


District : MADURAI 

Nature of 
Land 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


4 


Area in 
Hectare 


0.00195 


0.00445 


0.00355 


0.00125 


0.0013 


0.0038 


5 


0.00415 


0.0132 


0.0004 


0.001 


0.0011 


0.00525 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 
6 


Bala Subramaniam 
S / o.Muthuramalingam 
XXV / B9 / 107 


Nayomi W / O Joseph ( 1 ) Babu S / o . 
Nayomi ( 2 ) Thomas S / o . Nayomi ( 3 ) 
Paulraj S / o . Nayomi ( 4 ) George Tito 
S / o . Nayomi ( 5 ) 
XXV / B9 / 109 / 3 


Kumarasamy S / o.Sankaran ( 1 ) 

Sornalatha W / o.Kumarasamy ( 2 ) 

XXV / B9 / 114 


Meena W / o.DuraiPandian 

XXV / B9 / 126 

Meharunnisha W / o . AbdulRasheeth 

XXV / B9 / 127 

Oormila W / o.Bhuvanesh ( 1 ) Boornima 


W / o.Sivaprasath ( 2 ) 

XXV / B9 / 128 

Oormila W / o.Bhuvanesh ( 1 ) Boornima 


W / o.Sivaprasath ( 2 ) 

XXV / B9 / 133 


corporation commissioner madurai 
| XXV / B9 / 164 


Markaret Ammal W / o.Santhanam 
XXV / B9 / 175 / 1 

KarthikaDevi W / o.Sivaprakash 

XXV / B9 / 175 / 2 


Markaret Ammal W / o.Santhanam 
XXV / B9 / 175 / 3 

Rajendran S / O.PandiDevar ( 1 ) Irulandi 

S / O.PandiDevar ( 2 ) 

XXV / B9 / 176 


6 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


26 


XXV / B9 / 177 


27 


XXV / B9 / 188 


XXIII / B2 / 81 


Village : Kokkulappi 


XXIII / B2 / 82 


XXIII / B2 / 83 


XXIII / B2 / 84 


XXIII / B2 / 87 


Village : Ponmeni 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


XXIII / B2 / 122 Private 


XXIII / B2 / 124 Private 


XXIII / B2 / 125 Private 


XXIII / B2 / 126 Private 


25 XXIII / B2 / 129 Private 


XXIII / B2 / 127 Private 


XXIII / B2 / 130 / 2 Private 


XXIII / B2 / 131 Private 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


Manai 


TOTAL 


0.0013 


0.0058 


0.00425 


0.0033 


0.00375 


0.00245 


0.0112 


0.00525 


0.0095 


0.0113 


0.0043 


0.01 


0.0078 


0.005 


0.019 


0.1456 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Boopathi Ammal W / o . 
BalaSubramaniam 

XXV / B9 / 177 


Jeyabalan S / O.SubramaniaNadar 
XXV / B9 / 188 


Nagpupillai S / o Nagalingempillar 
XXIII / B2 / 81 


Balasubramanian S / o Bodikoudar 
XXIII / B2 / 82 


S.VinothKumar S / O.Sivajinarayan 
Patel ( 1 ) S.Gangaram 


S / o.SivajiNarayan Patel ( 2 ) S.Bavan 
S / o . SivajiNarayan Patel ( 3 ) 

S.Mahendran S / o SivajiNarayan 
Patel ( 4 ) 

XXIII / B2 / 83 


Madam Rajuram S / o . Durairaj 
XXIII / B2 / 84 


Arulmigu SriMeenachi Sundareswarar 
Paramparai Trustee heirs K.Sankar 
XXIII / B2 / 87 


Duraipandi S / o Velayudham Servai 
XXIII / B2 / 122 


Duraipandi S / o Velayudham Servai 
XXIII / B2 / 124 


Baskaran S / o . Velayudham Servai 
XXIII / B2 / 125 


Thirumoorthy ( 1 ) Duraipandi ( 2 ) 
XXIII / B2 / 126 


K.M.S.L.Yathendran ( 1 ) 

K.L.V.Sasidharan ( 2 ) 

K.M.S.RascelaPremnath ( 3 ) 


Amithraratheesh ( 4 ) KLY 

Muralidhaar ( 5 ) 

XXIII / B2 / 127 


Ramaiah Narayanan Memorial 
XXIII / B2 / 129 


Shanthi W / o.Gnanavel 

XXIII / B2 / 130 / 2 

Vijayakumar S / o.N.Balakrishnan 

RamaiahNarayanan Memorial 
XXIII / B2 / 131 


[ F. No. RO / CHENNAI / MORTH / 12014 / 12 / 2020-21 / 3D ] 
RAJESH GUPTA , Director 


ploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ 

KUMAR VERMA Date : 2022.07.01 

17:45:08 + 05'30 ' 


Digitally signed by 

MANOJ KUMAR VERMA 


